रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


with 


Search 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 3079 ] 
No. 3079 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 28 , 2016 / पौष 7 , 1938 
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28 , 2016 /PAUSA 7 , 1938 


रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2016. 


का . आ . 4206 ( अ ). केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम , 1989 (1989 का 24 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है), की धारा 20क की उप - धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II , खण्ड 3, 
उप - खण्ड (ii ) में तारीख 20 अक्तूबर 2016 को प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का . आ . 3254 
( अ), तारीख 18 अक्तूबर 2016 (जिसे इनमें इनके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है ) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्व 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को , बिहार राज्य के मधेपुरा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् मधेपुरा - ग्रीनफील्ड विद्युत लोको 
विनिर्माण कारखाना की स्थापना के निष्पादन , अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए लोक प्रायोजन के लिए अर्जित करने के 
अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20ख की उप - धारा ( 4 ) के अधीन तीन स्थानीय समाचार पत्रों 
में अर्थात् हिन्दुस्तान टाइम्स ( अंग्रेजी संस्करण ), तारीख 04 नवम्बर 2016 और हिन्दुस्तान और दैनिक जागरण (हिन्दी संस्करण ), 
तारीख 04 नवम्बर, 2016 को प्रकाशित किया गया था ; 


और, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् जिला भूमि अर्जन अधिकारी, मधेपुरा द्वारा किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नही हुआ है ; 


उक्त अधिनियम की धारा 20ड. की उप धारा (1 ) के अनुसरण में , सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्दीय सरकार को 
प्रस्तुत कर दी है ; 


अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड. की 
उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के उपाबद्व अनुसूची में भूमि 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ; 


और, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड. की उप - धारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
राजपत्र में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


5971 GI/ 2016 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


अनुसूची 


बिहार राज्य में , विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात मधेपुरा - ग्रीनफील्ड विद्युत इंजन विनिर्माण कारखाना की स्थापना के लिए, 
संरचना सहित / रहित अधिग्रहीत की जाने वाले भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


जिला का नाम : मधेपुरा 


तालुका का नाम : मधेपुरा 


| ग्राम का नाम 


क्रम 
संख्या 


सर्वे / खसरा । रकबा 
संख्या 

( एकड़ में ) 


भूमि का भूमि 
प्रकार 


की | खतियान के अनुसार भूस्वामी / हितबद्ध 

पक्षकारो के नाम 


प्रकृति 


7 / 442 


0 . 06 


बिहार सरकार 


अमानत 
उत्तरवाड़ी 


बिहार | परती 
सरकार 


का 


786 


0 . 29 .750 


निजी 


धनहर 2 


लक्ष्मीरामपुर 
चकला 
उत्तरवाड़ी 


रासबिहारी मंडल पिता - ललित मंडल; 
कागजी देवी पति - उपेन्द्र नारायण 
यादव ; बिन्देश्वरी मंडल और लाखो 
मंडल , पिता - कुंजी मंडल; कैलू मंडल 
और रामेश्वर मंडल पिता - धलाई मंडल ; 
और मसो० भागो देवी, पति – भुवनेश्वरी 
मंडल । 


786 


0. 04. 250 


निजी 


धनहर 2 


लक्ष्मीरामपुर 
चकला 
उत्तरवाड़ी 


रामेश्वर यादव, पिता - स्व० धलाई 
यादव । 


[ फा . स. ई सी आर / ईएलई / डी. एम. एच / एल / गजट नोटिफिकेशन / 138 ] 


के. के. भार्गव, उप मुख्य इंजीनियर / जीईएलएफ / मधेपुरा , पूर्व मध्य रेल 


MINISTRY OF RAILWAYS 


( Railway Board ) 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 28th December , 2016 
S. O . 4206 ( E ). — Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministy of 
Railways, number S . O 3254 (E ), dated the 18th October 2016 published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -Section (ii) dated the 2011 October 2016 (hereinafter referred to 
as the said notification) and issued under sub- section ( 1 ) of section 20A of the Railways Act , 1989 
(24 of 1989 ) (hereinafter referered to as the said Act ), the Central Government declared its intension 
to acquired the land specified in the schedule annexed to the said notification for the public purpose 
of execution , maintenance , management and operation of Special Railway Project, namely , 
Madhepura -Setting up of Greenfield Electric Loco Manufacturing Factory , in the district of 
Madhepura , in the State of Bihar; 

And , whereas, the substance of the said notification was published in the three local 
newspapers , namely , Hindustan Times (English Edition ), dated the 04 " November, 2016 and 
Hindustan and Dainik Jagran (Hindi Edition ), dated the 04th November 2016 under sub - section ( 4 ) of 
section 20B of the said Act; 


[ TT II – QUE 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


And, whereas no objection has been received from any person by the competent authority , 
namely , District Land Acquisition Officer, Madhepura . 

And , whereas , in pursuance of sub -section ( 1) of section 20E of the said Act, the competent 
authority has submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of 
the powers conferred by sub -section ( 1 ) 20E of the said Act, the Central Government, hereby 
declares that the land specified in the schedule annexed to this notification shall be acquired for the 
aforesaid purpose ; 

And, further, in pursuance of sub - section (2 ) of Section 20E of the said Act, the Central 
Government, hereby declares that on the publication of this notification in the official Gazette , the 
land specified in the schedule annexed to this notification , shall vest absolutely in the Central 
Government free from all encumbrances . 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structures, for Special Railway Project , 
namely Madhepura – Setting up of Greenfield Electric Locomotive Manufacturing Factory , in the 
State of Bihar. 
Name of District: Madhepura 
Name of Taluka : Madhepura 
Si. Name of Survey /Khesara | Area (In Type Nature Name 
No . Village Number Acre ) of 

Owners /Interested Parties 
Land 

as per Khatiyan 
Amanat 7 /442 

0 .06 Bihar 

| Parti 

Bihar Government 
Uttarwadi 

Govt. 
Laxmirampur 786 

0 .29 . 750 Private Dhanhar Ras Bihari Mandal S /o 
Chakla 

Lalit Mandal ; Kagji Devi 
Uttarwadi 

W /o Upendra Narayan 
Yadav ; Bindeshwari 
Mandal and Lakho Mandal 
S /o Kunji Mandal ; Kailu 
Mandal and Rameshwar 
Mandal Slo Dhalai 
Mandal and Bhago Devi 
W /o Bhuvneshwari 

Mandal 
Laxmirampur | 786 

0 .04 . 250 Private Dhanhar Rameshwar Yadav S / o 
Chakla 

Dhalai Yadav 
Uttarwadi 


of 


2 . 


[F . No. ECR /ELE/DMH /LA /Gazette Notification /138 )] 
KRISHNA KUMAR BHARGAVA , Dy.CE /GELF /Madhepura , East CentralRailway 


Digitally signed by 
Nishok 

Nishok Kumar Paria 
Kumar Paria 20:00:58 + 05 30 

Date : 2016 .12 .29 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 


